. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 वैशाख 1936 ( श०) 


संख्या 169 राँची , गुरुवार 


24 अप्रैल, 2014 ( ई० ) 
सहकारिता विभाग । 


अधिसूचना 
26 फरवरी, 2014 


संख्या -01/ स्था राज( स्थानां0 )-08/ 2012-840 -- श्री सुनील कुमार, उप निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड , रांची अगले आदेश तक उप निबंधक , 
सहयोग समितियाँ , झारखण्ड, रांची के पद पर पूर्ववत् बने रहेगें । श्री कुमार प्रबंध निदेशक , झास्कोलैम्फ , 
रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां० )-08/ 2012- 841-- श्री केदारनाथ, उप निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल , हजारीबाग को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012- 842-- श्री जीवेन्द्र कुंवर , उप निबंधक , सहयोग समितियाँ , 
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची , उप निबंधक , सहयोग समितियाँ , कार्यालय निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


___ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार, 24 अप्रैल, 2014 


संख्या- 01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012- 843-- श्री सुशील कुमार , जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
जामताड़ा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी , देवघर के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । श्री कुमार जिला सहकारिता पदाधिकारी, जामताड़ा, प्रबंध निदेशक, देवघर 
जामताड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 , देवघर, प्राचार्य सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, देवघर एवं महाप्रबंधक , 
आई०सी०डी०पी०, जामताड़ा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां० )-08/ 2012-844-- श्री राम कुमार प्रसाद , जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
पलामू , अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी , गढ़वा एवं महाप्रबंधक , आई०सी०डी०पी०, पलामू , 
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पलामू अंचल , पलामू के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)- 08/ 2012-845 -- श्री कामदेव दास , महाप्रबंधक , आई०सी०डी०पी०, 
गोड्डा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां० )-08/ 2012-846 -- श्री राकेश कुमार सिंह , जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, बोकारो , जिला सहकारिता पदाधिकारी, गिरिडीह एवं प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि०, गिरिडीह के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या-01/ स्था राज ( स्थानां०)- 08/ 2012-847 - श्री उमेश कुमार सिन्हा, जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, कोडरमा , जिला सहकारिता पदाधिकारी , चतरा एवं महाप्रबंधक , आई०सी०डी०पी०, चतरा के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या - 01/ स्था राज( स्थानां०)- 08 /2012-848 -- श्री कुमोद कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, पाकुड़ के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । श्री कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी , साहेबगंज , महाप्रबंधक , 
आई०सी०डी०पी०, साहेबगंज , महाप्रबंधक , आई०सी०डी०पी० , पाकुड़ के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या- 01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/ 2012- 849-- श्री जयदेव प्रसाद सिंह, प्रबंध निदेशक , गमला 
सिमडेगा केन्द्रीय सहाकरी बैंक , गुमला, जिला सहकारिता पदाधिकारी , गुमला एवं जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, लोहरदगा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां० )- 08 / 2012-850 -- श्री जगमनी टोपनो, जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
लोहरदगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, खूटी 
अंचल, खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 24 अप्रैल, 2014 


संख्या-01/ स्था०राज ( स्थानां०)-08/2012-851-- श्रीमती शाहीन परवीन , व्याख्याता सहकारिता 
प्रशिक्षण केन्द्र रांची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, रांची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां०)-08/2012-852-- श्रीमती निभा पूनम कुजूर , पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में को अगले आदेश तक सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, लातेहार अंचल लातेहार के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -01/ स्था राज ( स्थानां० )-08/ 2012-853 -- सुश्री शीतल कुमारी , सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, चाईबासा अंचल चाईबासा, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, चक्रधरपुर अंचल चक्रधरपुर 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। 


संख्या-01/ स्था राज (स्थानां०)-08 / 2012- 854 -- सुश्री अमिता कुमारी , सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, चास अंचल चास, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, बेरमो अंचल तेनुघाट के अतिरिक्त 
प्रभार में रहेंगी। 


संख्या-01/ स्था राज (स्थानां० )-08/ 2012- 855-- श्री अभिनव मिश्रा, सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, जमशेदपुर अंचल , जमशेदपुर , सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, घाटशिला अंचल , 
घाटशिला के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2. अतः झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 6 ( 2) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना में उल्लिखित सभी पदाधिकारियों को स्तम्भ- 3 में 
वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 के 
अन्तर्गत निबंधक , सहयोग समितियाँ की वे शक्तियाँ प्रदत करते है, जो नीचे स्तम्भ- 2 में अंकित है: 


क्र० 


शक्तियाँ 


शक्ति सीमा 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर सहायक 
धारा 8(1), 9, 10, 11, 12, 14, 20 , 25 , 35 , निबंधक , सहयोग समितियाँ की 
36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक सारी शक्तियाँ 
सहयोग समितियाँ के संबंध में एवं धारा 34, 48 
( उप धारा 6 एवं 8 को छोड़कर ) 50, 52 , 54 एवं 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 24 अप्रैल , 2014 
58 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली 
सभी शक्तियाँ तथा झारखण्ड सहकारी समिति 
नियमावली, 1959 की तत्संबंधी नियमों के अधीन 
निबंधक , सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम , 1935 की उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर जिला 
धारा 26 , 44 ( 5), 48(6), 48 ( 8) एवं 56 को सहकारिता पदाधिकारी की सारी 
छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ एवं झारखण्ड शक्तियाँ। 
सहकारी सोसाईटी नियमावली 1959 के नियम - 37 , 
38 एवं 39 को छोड़कर नियम 20 , 22, 23 , 24 
एवं 25 सहित अन्य सारी शक्तियाँ । 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम , 1935 की उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर उप 
धारा 26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ। निबंधक , सहयोग समितियाँ की 

सारी शक्तियाँ । 


झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम , 1935 की उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर संयुक्त 
धारा 26 एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ । निबंधक , सहयोग समितियाँ की 

सारी शक्तियाँ । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

बन्धना कुल्लू, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गज़ट ( असाधारण) 169 – 50 | 


